ART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., SEPT. 13 , 1983 (BHDR . 22 , 1905 SAKA ) 


-1645 


राजस्व विभाग . 


w 


युद्ध जागीर 


5 


.. 


दिनांक सितम्बर , 1983 
क्रमांक 1040 - ज ( II ) -83/ 27183.- श्री उमराव सिंह, पुत्र श्री घड़सा राम , गांव रामवास , तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ , 
। दिनांक 14 ज वरी, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 
943 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 
वं 2( ए ) ( ए ) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री उमराव सिंह को मुग्लिग 300 रुपये 
पिक की जागीर जो उसे पंजाब, हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4849 - जे ० -एन- (III ) -66/7697, दिनांक 2 
ई, 1966, अधिसूचना क्रमांक 5041 - प्रार.- III - 70/ 29505 , दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 तथा 1789- जे( I) -79/44040 , 
इनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती मूर्ति देवी के नाम खरीफ़ , 198 3 से 300 रुपये 
पिक की दर से सन . में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

दिनांक 6 सितम्बर, 1983 
क्रमांक 692 - ज (II) -83/27364.-- श्री श्यो राम , पुत्र श्री जोबा, गांव मातनहेल , तहसील झज्जर, जिला रोहतक , 
को दिनांक 6 दिसम्बर, 1982 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 
जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए) ( 1 ए ) 
था 3 ( 1ए ) के अधीन प्रदाग को गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्यो राम को मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर 
मो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2098- ज (II) -73/27690 , दिनांक 14 सितम्बर , 1973, अधिसूचना 
कमांक 5041 - पार- III - 70/ 29 50 5, दिनांक 8 दिसम्बर , 1970 तथा 1739-ज-(I)- 79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर , 
1979 द्वारा , मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भूरी के नाम खरीफ, 198 3 से 300 रुपये वार्षिक की दर 
में सनद में दी गई शर्ती के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1068-ज ( II )-83/27368 .--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उस में गज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2( 6 ) (1 ए ) तथा 3(1 ए ) के अनुसार सौंपे 
ए. अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री झावर सिंह , पुत्र . श्री कान्ही राम, गांव भूरथला, तहसील 

मलो , जिला रोहन , को रवी 1973 से बरी 1979 तक 150 झार वार्षिक तथा रवी , 1980 से 300 रुपए वार्षिक 
कीमत की युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

श्रमांक 1058 - ज ( II ) -83527372.-- श्री राम कुमार, पुत्र श्री श्योलाल , गांव बैरवाल , तहसील बावल, जिला महेन्द्रगड़ , 
की दिनांक 7 अगस्त , 1978 को हुई मय के परिणामरस्प हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि से हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 
2( ए) ( 1ए) तथा 3( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम कुमार को मुब्लिग 150 रुपये 
वाषिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1873-5- ( I) -77/30710, .दिनांक 5 दिसम्बर , 
1977 , द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती चिमा के नाम रबी , 1979 से खरीफ़ , 1979 तक 150 

रुपये 
वारिक तथा रवी 1980 से 300 रूपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते है । 

रमांक . 1062 - ज- II- 83527382.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
प्रगनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
योग करते हुए हारेयाणा के राज्यगल श्री चन्दन सिंह, पुत्र श्री खुशी राम , गांव मातनहेल , तहसील झज्जर, जिला रोहतक , 

खरीफ , 1973 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रवी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध 
नागोर सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 

क्रमांक 1065 - ज- II - 8.1127390.--पूर्वी पंजाव युद्ध पुरसार अधिनियम , 1948 ( * सा कि उसे हरियाणा राज्य में 
पनाया गया है और उसमें प्राज तबः संशोधन वि.या गया है ) की धारा 2 ( ए) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
बोर करते हुए हरियाणा के र ग्यमाल , श्री भरत सिंह, पुत्र श्री सही राम, गांव मातनहेल , तहसील झज्जर , बिला रोहतक , 
को खरीफ़ , 197.1 से बरीफ़ , 1979 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 ागे वार्षिक कीमत की युद्ध 
नागीर सनर में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 

टी . प्रार ० तुली , 
प्रवर सचिव , हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


र 


. 


